पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल -09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


सत्यमेव 


व जयत 


45 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


ESTANTS 


HTSwaraga 


क्रमांक 368 ] 


भोपाल , गुरुवार , दिनांक 8 जुलाई 2010 - आषाढ़ 17, शक 1932 


unia 


विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश 


भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2010 ( आषाढ़ 17 , 1932 ) 


विधान सभा की सदस्यता से त्याग - पत्र 


क्र . 13474 - वि. स .- विधान - 2010.- - मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर, ( अ. जा . ) से निर्वाचित सदस्य 
डॉ. विजयलक्ष्मी साधो ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग - पत्र दे दिया है . जिसे माननीय अध्यक्ष , विधान सभा द्वारा दिनांक 
22 जून 2010 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है . 


डॉ . ए . के . पयासी 

प्रमुख सचिव, 
मध्यप्रदेश विधान सभा. 


735 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2010 . 


